निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 श्रावण 1932 ( श० ) 
( सं0 पटना 593 ) पटना , बुधवार , 18 अगस्त 2010 


सं0 सं0 - बी0 / स्था० ( मु० ) - 18 - 03 / 10 - 3604 / जे0 

विधि विभाग 


संकल्प 

13 अगस्त 2010 
अधीनस्थ न्यायालय में आधारभूत संरचना के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका 
(सिविल ) 1022/ 1989 ( ऑल इंडिया जजेज एसोसियेशन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य ) में दिनांक 
12 जुलाई 2010 को पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर निम्नरुपेण समिति का 
गठन किया जाता है : 


अध्यक्ष 


( 2 ) 


सदस्य 


सदस्य 


मुख्य सचिव , बिहार 

प्रधान सचिव , वित्त विभाग , बिहार, पटना 
( 3) प्रधान सचिव , योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना 
( 4 ) महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना 

सचिव एवं विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना 

प्रधान सचिव , भवन निर्माण विभाग , बिहार , पटना 
(7 ) अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त - सह -विशेष सचिव , 

भवन निर्माण विभाग , बिहार , पटना 
( 8 ) मुख्य वास्तुविद , भवन निर्माण विभाग , बिहार, पटना 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


महाधिवक्ता , बिहार , पटना विशेष आमन्त्रित सदस्य होगें। 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 18 अगस्त 2010 


2. समिति नियमित रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन एवं अनुश्रवण 
करेगी । 
आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को 

जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतियाँ महाधिवक्ता , बिहार, पटना , सभी 
विभागों/विभागाध्यक्षों एवं महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना को भेजी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव एवं विधि परामर्शी। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 593 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic .in 


